रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L -33004/ 99 


. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 

EXTRAORDINARY Map 


BRARY 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ) 
PARTII - Section 3 - Sub -section(ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार, अप्रैल 4 , 2001/ चैत्र 14 , 1923 
NEW DELHI, WEDNESDAY , APRIL 4 , 2001/CHAITRA 14 , 1923 


35 - " 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 228 ] 
No. 2281 


- 


विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 


( विधि कार्य विभाग ) 


( विदेशी मुद्रा अपील अभिकरण ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2001 
का . आ . 320( अ ). --विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम , 1999 
( 1999 का 42 ) की धारा 29 और धारा 20 की उपधारा ( 2 ) के खंड 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष एतद्द्वारा 
अपील अधिकरण के निम्नलिखित पीठों का गठन करते हैं , 
अर्थात् : 

( क ) दो एक - सदस्यीय पीठ, जिनमें से एक में अध्यक्ष 
और दूसरे में एक सदस्य होंगे, और 

( ख ) एक खंडपीठ, जिसमें अध्यक्ष और सदस्य होंगे । 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 

(Department of Legal Affairs) 
(APPELLATE TRIBUNAL FOR FOREIGN EXCHANGE ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 4thApril , 2001 
S . O . 320 ( E ).- In exercise of the powers conferred 
by clause (b ) of Sub -section (2 ) of Section 20 and Section 
29 of the Foreign ExchangeManagement Act, 1999 (42 of 
1999 ), the Chairperson hereby consistutes the following 
Benches of the Appellate Tribunal, namely - 

(a ) Two single Member Benches one consisting 
of the Chairperson and the other consisting of a 
Member, and 

(b ) One division Bench consisting of the 
Chairperson and the Member. 

2. The division Bench referred to in clause ( b ) 
above, shall hear such cases in which the amount ofpenalty 
cxceeds rupees five lakhs and all other cases shall be heard 
by a single Member Bench . The distribution of work 
amongst Benches shall be done by the Chairperson , from 
time to time. 

[ F. No. 386/ 2001/ ATFE] 
D . P. SHARMA, Chairperson 


2. उपर्युक्त खंड ( ख ) में उल्लिखित खंडपीठ पांच लाख रुपये 
की राशि से अधिक की शास्ति पाले मामलों की सुनवाई करेगा और 
अन्य सभी मामलों की सुनवाई एक - सदस्यीय पीठ द्वारा की जाएगी । 
पीठों के बीच कार्य का विभाजन समय - समय पर अध्यक्ष द्वारा किया 
जाएगा । 


[ फा. सं. 386/ 2001/ ए टी एफ ई ] 

डी. पी . शर्मा, अध्यक्ष 


1059 G1/ 2001 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

And Published by the Controller of Publications, Dolhi-110054 - 2001. 


